रजिस्ट्री सं . डी.एल.- 33004 / 99 


REGD.No. D. L. - 33004/99 


सत्यमेव जयते 


भारत राजपत्र 
The Gazette of India 


का 


सी.जी. - डी.एल.- अ .-05112020-222956 

CG - DL - E - 05112020-222956 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II- खण्ड 3 उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 3512 ] 
No. 3512 ] 


नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 4 , 2020 / कार्तिक 13 , 1942 
NEW DELHI , WEDNESDAY , NOVEMBER 4 , 2020 /KARTIKA 13 , 1942 


विद्युत मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 2020 
का . आ . 3980 ( अ ): - सार्वजनिक परिसर ( अनाधिकृत अधिभोगियों की बेदखली ) अधिनियम , 1971 ( 1971 का 40 ) 
की धारा -3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केंद्र सरकार एतदद्वारा नीचेदी गई तालिका के कॉलम ( 1) में उल्लिखित 
अधिकारियों, जो कि भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी के रैंक के समतुल्य हैं , को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संपदा 
अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है , जो उक्त तालिका के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट सार्वजनिक परिसरों की श्रेणियों के संबंध में , 
अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा अथवा उसके अंतर्गत संपदा अधिकारी को दी गई शक्तियों का 
प्रयोग करेंगे तथा सौंपे गए उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे , अर्थात : 

तालिका 
अधिकारी का पदनाम 

सार्वजनिक परिसर तथा अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं 
( 1 ) 

( 2 ) 
1 . 

अनुभाग प्रमुख ( कर्मचारी सेवा/ प्रशासन ), | एनटीपीसी लिमिटेड से संबंधित या उसके द्वारा पट्टे पर लिए गए 
एनटीपीसी लिमिटेड, बाढ़ सुपर थर्मल पावर | तथा इसके बाढ़ एसटीटीपी , पी ओ , एनटीपीसी -बाढ़ ,बाढ़ ,जिला 
प्रोजेक्ट , पी ओ , एनटीपीसी -बाढ़, बाढ़ , जिला | पटना , बिहार- 803215 के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी 

परिसर 
पटना , बिहार-803215 

[ फा.सं. 19 / 32 / 2015 - थर्मल- I] 
विवेक कुमार देवांगन, संयुक्त सचिव 


क्रम सं . 


5383 GI / 2020 


(1) 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


MINISTRY OF POWER 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 19th October, 2020 


S.O. 3980 (E ) .—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of 
Unauthorised Occupants ) Act, 1971 ( 40 of 1971 ) , the Central Government hereby appoints the officers mentioned in 
column ( 1 ) of the Table below , being officer equivalent to the rank of Gazetted Officer in the Government of India, to 
be Estate Officer for the purpose of the said Act , who shall exercise the powers conferred and perform the duties 
imposed on Estate Officer by or under the said Act, within the local limits of the jurisdiction in respect of the 
categories of public premises specified in column ( 2 ) of the said Table, namely : 


TABLE 


S.No. 


1 . 


Designation of the officer 

Categories of public premises and local limits of 

jurisdiction 
( 1 ) 

( 2 ) 
Sectional Head ( Employee Services/ All premises belonging to or taken on lease by 
Administration ), NTPC Limited , 

NTPC Limited , Barh Super NTPC Limited and under the administrative 
Thermal Power Project, P.O , NTPC -Barh , Barh, control of its Barh S.T.P.P. , P.O , NTPC - Barh, 
Distt. Patna, Bihar - 803215 

Barh, Dist . Patna. Bihar - 803215 


[No.19 /32 /2015 - Th.I ] 


VIVEK KUMAR DEWANGAN , Jt . Secy . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 19 अक्तूबर , 2020 


का . आ . 3981( अ). सार्वजनिक परिसर ( अनाधिकृत अधिभोगियों की बेदखली ) अधिनियम , 1971 ( 1971 का 
40 ) की धारा -3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केंद्र सरकार एतदद्वारा नीचे दी गई तालिका के कॉलम ( 1 ) में 
उल्लिखित अधिकारियों , जो कि भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी के रैंक के समतुल्य हैं , को उक्त अधिनियम के 
प्रयोजनों के लिए संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है , जो उक्त तालिका के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट सार्वजनिक 
परिसरों की श्रेणियों के संबंध में , अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा अथवा उसके अंतर्गत 
संपदा अधिकारी को दी गई शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा सौंपे गए उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे, अर्थात : 

तालिका 
क्रम सं अधिकारी का पदनाम 

सार्वजनिक परिसर तथा अधिकारिता की स्थानीय 

सीमाएं 
( 1 ) 

( 2 ) 
1 . 

अनुभाग प्रमुख ( कर्मचारी सेवा/प्रशासन), | एनटीपीसी लिमिटेड से संबंधित या उसके द्वारा पट्टे 
एनटीपीसी लिमिटेड , बरेठी सुपर थर्मल पावर | पर लिए गए तथा इसके बरेठी सुपर थर्मल पावर 
प्रोजेक्ट, छत्तरपुर, मध्यप्रदेश 

प्रोजेक्ट, डाकघर - बसरी , तहसील- राजनगर ,जिला 
छत्तरपुर , के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी परिसर । 

[ फा.सं. 19 / 32 / 2015 - थर्मल-I] 
विवेक कुमार देवांगन , संयुक्त सचिव 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


NOTIFICATION 


New Delhi, 19th October, 2020 


S.O. 3981 (E) .—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of 
Unauthorised Occupants ) Act, 1971 ( 40 of 1971 ) , the Central Government hereby appoints the officers mentioned in 
column ( 1 ) of the Table below , being officer equivalent to the rank of Gazetted Officer in the Government of India, to 
be Estate Officer for the purpose of the said Act , who shall exercise the powers conferred and perform the duties 
imposed on Estate Officer by or under the said Act, within the local limits of the jurisdiction in respect of the 
categories of public premises specified in column ( 2 ) of the said Table , namely : 


TABLE 


S.No. 


Designation of the officer 


Categories of public premises and local limits of 
jurisdiction 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 . 


Sectional 

Head 
Services /Administration ), 
Barethi Super Thermal 
Chhatarpur, M.P 


( Employee 
NTPC Limited . 
Power Project, 


All premises belonging to or taken on lease by 
NTPC Limited and under the administrative 
control of its NTPC , Barethi Super Thermal 
Power Project, Post -Basari, Tehsil -Rajnagar, 
District - Chhatarpur 


[ F. No.19 / 32 / 2015 - ThI ] 
VIVEK KUMAR DEWANGAN , Jt. Secy . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 19 अक्तूबर , 2020 


का . आ . 3982 ( अ). सार्वजनिक परिसर ( अनाधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम , 1971 ( 1971 का 
40 ) की धारा -3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतदद्वारा नीचे दी गई तालिका के कॉलम ( 1 ) में 
उल्लिखित अधिकारियों, जो कि भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी के रैंक के समतुल्य हैं , को उक्त अधिनियम के 
प्रयोजनों के लिए संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है , जो उक्त तालिका के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट सार्वजनिक 
परिसरों की श्रेणियों के संबंध में , अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा अथवा उसके अंतर्गत 
संपदा अधिकारी को दी गई शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा सौंपे गए उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे, अर्थात: 

तालिका 


क्रम सं 


अधिकारी का पदनाम 


सार्वजनिक परिसर तथा अधिकारिता की स्थानीय 

सीमाएं 


1 . 


( 1 ) 

( 2 ) 
अनुभाग प्रमुख ( कर्मचारी सेवा /प्रशासन ), 

सेवा/प्रशासन ), | एनटीपीसी लिमिटेड से संबंधित या उसके द्वारा पट्टे 
एनटीपीसी लिमिटेड, कटवा सुपर थर्मल पावर | पर लिए गए तथा इसके कटवा एसटीटीपी , जिला पूर्व 
प्रोजेक्ट, जिला पूर्व बरधवान, पश्चिम बंगाल राज्य- | बरधवान , पश्चिम बंगाल राज्य -712150 के 
712150 

प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी परिसर। 


[ फा.सं. 19 / 32 / 2015- थर्मल-I] 
विवेक कुमार देवांगन, संयुक्त सचिव 


4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 19th October, 2020 


S.O. 3982 ( E ).— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of 
Unauthorised Occupants ) Act, 1971 ( 40 of 1971 ) , the Central Government hereby appoints the officers mentioned in 
column ( 1 ) of the Table below , being officer equivalent to the rank of Gazetted Officer in the Government of India, to 
be Estate Officer for the purpose of the said Act , who shall exercise the powers conferred and perform the duties 
imposed on Estate Officer by or under the said Act, within the local limits of the jurisdiction in respect of the 
categories of public premises specified in column ( 2 ) of the said Table , namely : 


TABLE 


S.No. 


Designation of the officer 


Categories of public premises and local limits of 
jurisdiction 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 . 


Sectional 

Head 

(Employee All premises belonging to or taken on lease by 
Services /Administration ), NTPC Limited, Katwa NTPC Limited and under the administrative 
Super Thermal Power Project, Distt. Purba control of its Katwa STPP , Distt. Purba Burdwan 
Burdwan , West Bengal State -712150 

West Bengal State - 712150 


[ No.19/ 32/ 2015 - Th.I ] 


VIVEK KUMAR DEWANGAN, Jt . Secy . 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 2020 


का . आ . 3983 ( अ) . सार्वजनिक परिसर ( अनाधिकृत अधिभोगियों की बेदखली ) अधिनियम , 1971 ( 1971 का 
40 ) की धारा -3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केंद्र सरकार एतदद्वारा नीचे दी गई तालिका के कॉलम ( 1 ) में 
उल्लिखित अधिकारियों, जो कि भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी के रैंक के समतुल्य हैं , को उक्त अधिनियम के 
प्रयोजनों के लिए संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है , जो उक्त तालिका के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट सार्वजनिक 
परिसरों की श्रेणियों के संबंध में , अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा अथवा उसके अंतर्गत 
संपदा अधिकारी को दी गई शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा सौंपे गए उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे, अर्थात: 

तालिका 


क्रम सं 


अधिकारी का पदनाम 


सार्वजनिक परिसर तथा अधिकारिता की स्थानीय 

सीमाएं 


1 . 


( 1 ) 

( 2 ) 
अनुभाग प्रमुख (कर्मचारी सेवा /प्रशासन), | एनटीपीसी लिमिटेड से संबंधित या उसके द्वारा पट्टे 
एनटीपीसी लिमिटेड, कोयला खनन मुख्यालय पर लिए गए तथा इसके कोयला खनन मुख्यालय 
गिन्नी प्लाज़ा, स्टेशन रोड, छुटटीया , रांची- गिन्नी प्लाज़ा , स्टेशन रोड, छुटटीया , रांची -834001 

के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी परिसर। 


834001 


[ फा . सं . 19/ 32/ 2015 - थर्मल-I] 
विवेक कुमार देवांगन , संयुक्त सचिव 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


5 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 19th October, 2020 


S.O. 3983 (E ) .—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of 
Unauthorised Occupants) Act, 1971 ( 40 of 1971 ) , the Central Government hereby appoints the officers mentioned in 
column ( 1 ) of the Table below , being officer equivalent to the rank of Gazetted Officer in the Government of India, to 
be Estate Officer for the purpose of the said Act , who shall exercise the powers conferred and perform the duties 
imposed on Estate Officer by or under the said Act, within the local limits of the jurisdiction in respect of the 
categories of public premises specified in column ( 2 ) of the said Table , namely : 


TABLE 


S.No. 


Designation of the officer 


Categories of public premises and local limits of 
jurisdiction 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 . 


Sectional 

Head 

( Employee 
Services / Administration ), NTPC Limited , Coal 
Mining Head Quarters GINNI PLAZA , Station 
Road, Chuttia , Ranchi-834001 


All premises belonging to or taken on lease by 
NTPC Limited and under the administrative 
control of its Coal Mining Head Quarters GINNI 
PLAZA, Station Road , Chuttia, Ranchi- 834001 


| No.19 / 32 / 2015 - Th.I] 


VIVEK KUMAR DEWANGAN , Jt . Secy . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 19 अक्तूबर , 2020 


का . आ. 3984 ( अ). सार्वजनिक परिसर ( अनाधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 ( 1971 का 
40 ) की धारा -3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतदद्वारा नीचे दी गई तालिका के कॉलम ( 1 ) में 
उल्लिखित अधिकारियों, जो कि भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी के रैंक के समतुल्य हैं , को उक्त अधिनियम के 
प्रयोजनों के लिए संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है , जो उक्त तालिका के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट सार्वजनिक 
परिसरों की श्रेणियों के संबंध में , अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा अथवा उसके अंतर्गत 
संपदा अधिकारी को दी गई शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा सौंपे गए उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे, अर्थात : 

तालिका 


क्रम सं 


अधिकारी का पदनाम 


सार्वजनिक परिसर तथा अधिकारिता की स्थानीय 

सीमाएं 


1 . 


( 1 ) 

( 2 ) 
अनुभाग प्रमुख ( कर्मचारी सेवा/ प्रशासन ), | एनटीपीसी लिमिटेड से संबंधित या उसके द्वारा पट्टे 
एनटीपीसी लिमिटेड , पश्चिमी क्षेत्र-II मुख्यालय , पर लिए गए तथा इसके पश्चिमी क्षेत्र-II मुख्यालय , 
प्लॉट सं .87 , सेक्टर -24, नव रायपुर ( अटल नगर ), प्लॉट सं .87, सेक्टर-24 , नव रायपुर ( अटल नगर ), 
जिला रायपुर , छत्तीसगढ़। 

जिला रायपुर , छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन 
सभी परिसर 


[ फा.सं. 19 / 32 / 2015 - थर्मल-I] 
विवेक 

कुमार देवांगन, संयुक्त सचिव 


6 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC. 3 ( ii ) ] 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 19th October, 2020 


S.O. 3984 ( E ).— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of 
Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officers mentioned in 
column ( 1 ) of the Table below , being officer equivalent to the rank of Gazetted Officer in the Government of India , to 
be Estate Officer for the purpose of the said Act , who shall exercise the powers conferred and perform the duties 
imposed on Estate Officer by or under the said Act, within the local limits of the jurisdiction in respect of the 
categories of public premises specified in column ( 2 ) of the said Table , namely : 


TABLE 


S.No. 


Designation of the officer 


Categories of public premises and local limits of 
jurisdiction 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 . 


Sectional 

Head 

( Employee All premises belonging to or taken on lease by 
Services / Administration), NTPC Limited , NTPC Limited and under the administrative 
Western Region - II Head Quarters, Plot no .-87 , control of its Western Region - II Head Quarters , 
Sector 24 , Nava Raipur ( Atal Nagar ) , District Plot no . - 87 , Sector 24 , Nava Raipur ( Atal Nagar ), 
Raipur, Chhattisgarh . 

District Raipur, Chhattisgarh 


[ No.19/ 32/ 2015 - Th.I ] 
VIVEK KUMAR DEWANGAN , Jt. Secy . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 19 अक्तूबर , 2020 


का . आ. 3985 ( अ). सार्वजनिक परिसर ( अनाधिकृत अधिभोगियों की बेदखली ) अधिनियम, 1971 ( 1971 का 
40 ) की धारा -3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतदद्वारा नीचे दी गई तालिका के कॉलम ( 1 ) में 
उल्लिखित अधिकारियों, जो कि भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी के रैंक के समतुल्य हैं , को उक्त अधिनियम के 
प्रयोजनों के लिए संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है , जो उक्त तालिका के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट सार्वजनिक 
परिसरों की श्रेणियों के संबंध में , अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा अथवा उसके अंतर्गत 
संपदा अधिकारी को दी गई शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा सौंपे गए उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे, अर्थात : 

तालिका 


क्रम सं 


अधिकारी का पदनाम 


सार्वजनिक परिसर तथा अधिकारिता की स्थानीय 

सीमाएं 


1 . 


( 1 ) 

( 2 ) 
अनुभाग प्रमुख 

( कर्मचारी सेवा / प्रशासन ), 

सेवा/प्रशासन) , एनटीपीसी लिमिटेड से संबंधित या उसके द्वारा पट्टे 
एनटीपीसी उत्तर करनपुरा सुपर थर्मल पावर | पर लिए गए तथा इसके एनटीपीसी उत्तर करनपुरा 
प्रोजेक्ट, तांडवा, जिला चतरा , झारखंड-825321 

सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, तांडवा, जिला चतरा , 
झारखंड-825321 के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी 
परिसर। 


[ फा . सं . 19 / 32 / 2015 - थर्मल- I] 
विवेक कुमार देवांगन , संयुक्त सचिव 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


7 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 19th October, 2020 


S.O. 3985 (E ) .—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of 
Unauthorised Occupants ) Act, 1971 ( 40 of 1971 ) , the Central Government hereby appoints the officers mentioned in 
column ( 1 ) of the Table below , being officer equivalent to the rank of Gazetted Officer in the Government of India, to 
be Estate Officer for the purpose of the said Act , who shall exercise the powers conferred and perform the duties 
imposed on Estate Officer by or under the said Act, within the local limits of the jurisdiction in respect of the 
categories of public premises specified in column ( 2 ) of the said Table, namely : 


TABLE 


S.No. 


Designation of the officer 


Categories of public premises and local limits of 
jurisdiction 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 . 


Sectional 

Head 

( Employee All premises belonging to or taken on lease by 
Services /Administration ), NTPC North NTPC Limited and under the administrative 
Karanpura Super Thermal Power Project, control of its NTPC North Karanpura Super 
Tandwa, Distt. Chatra , Jharkhand - 825321 Thermal Power Project, Tandwa, Distt. Chatra , 

Jharkhand - 825321 


[ No.19 / 32 / 2015 - Th.I ] 


VIVEK KUMAR DEWANGAN , Jt . Secy . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 19 अक्तूबर , 2020 


का . आ. 3986 ( अ). सार्वजनिक परिसर ( अनाधिकृत अधिभोगियों की बेदखली ) अधिनियम, 1971 ( 1971 का 
40 ) की धारा -3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतदद्वारा नीचे दी गई तालिका के कॉलम ( 1 ) में 
उल्लिखित अधिकारियों, जो कि भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी के रैंक के समतुल्य हैं , को उक्त अधिनियम के 
प्रयोजनों के लिए संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है , जो उक्त तालिका के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट सार्वजनिक 
परिसरों की श्रेणियों के संबंध में , अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा अथवा उसके अंतर्गत 
संपदा अधिकारी को दी गई शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा सौंपे गए उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे, अर्थात : 

तालिका 


क्रम सं 


अधिकारी का पदनाम 


सार्वजनिक परिसर तथा अधिकारिता की स्थानीय 

सीमाएं 


1 . 


( 1 ) 

( 2 ) 
अनुभाग प्रमुख ( कर्मचारी सेवा/ प्रशासन ), | एनटीपीसी लिमिटेड से संबंधित या उसके द्वारा पट्टे 
एनटीपीसी रम्मम जल विद्युत परियोजना , जिला | पर लिए गए तथा इसके एनटीपीसी रम्मम जल 
दार्जिलिंग , पश्चिम बंगाल -734201 

विद्युत परियोजना, जिला दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल 
734201 तथा साथ ही लोअर सालंगडंग , पीएस: 
सोमबरिया , जिला : पश्चिमी सिक्किम , सिक्किम 
737121 के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी परिसर। 


[ फा . सं . 19 /32 / 2015 - थर्मल- I] 
विवेक कुमार देवांगन, संयुक्त सचिव 


8 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 19th October, 2020 


S.0.3986 (E ) .-In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of 
Unauthorised Occupants) Act, 1971 ( 40 of 1971 ) , the Central Government hereby appoints the officers mentioned in 
column ( 1 ) of the Table below , being officer equivalent to the rank of Gazetted Officer in the Government of India , to 
be Estate Officer for the purpose of the said Act , who shall exercise the powers conferred and perform the duties 
imposed on Estate Officer by or under the said Act, within the local limits of the jurisdiction in respect of the 
categories of public premises specified in column ( 2 ) of the said Table , namely : 


TABLE 


S.No. 


Designation of the officer 


Categories of public premises and local limits of 
jurisdiction 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 . 


Sectional 

Head 

( Employee 
Services / Administration), NTPC Rammam 
Hydro Power Project, District Darjleeling , West 
Bengal - 734201 


All premises belonging to or taken on lease by 
NTPC Limited and under the administrative 
control of its NTPC Rammam Hydro Power 
Project, District Darjleeling, West Bengal 
734201 and also at Lower Salangdang, PS : 
Sombariya, District: West Sikkim, Sikkim 
737121 


[ No.19/ 32 / 2015- Th.I] 
VIVEK KUMAR DEWANGAN , Jt. Secy . 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 19 अक्तूबर , 2020 
का . आ. 3987 ( अ). सार्वजनिक परिसर ( अनाधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 ( 1971 का 
40 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केंद्र सरकार एतदद्वारा विद्युत मंत्रालय में भारत सरकार की 
अधिसूचना संख्या का.आ 1257 ,दिनांक 13 अप्रैल 2002 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है: 
तालिका में दी गई उक्त अधिसूचना में ,क्रम सं . 4 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों के संबंध में , निम्नलिखित को प्रतिस्थापित 
किया जाएगा , अर्थात : 

तालिका 
क्रम सं अधिकारी का पदनाम 

सार्वजनिक परिसर तथा अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं 
( 1 ) 

( 2 ) 
1 . एनटीपीसी लिमिटेड , कॉर्पोरेट सेंटर , स्कोप | एनटीपीसी लिमिटेड से संबंधित या उसके द्वारा पट्टे पर 
कॉम्प्लेक्स, कोर 7 , लोधी रोड , नई दिल्ली के | लिए गए तथा इसके नैशनल 

नैशनल थर्मल पावर 
लिए संपदा अधिकारी के रूप में अनुभाग प्रमुख | कोरपोरेशनभवन , स्कोप कॉम्प्लेक्स , कोर 7 , लोधी रोड, 
( कर्मचारी सेवा /प्रशासन )। 

नई दिल्ली स्थित इसके कॉर्पोरेट सेंटर के प्रशासनिक 
नियंत्रणाधीन सभी परिसर। 


[ फा . सं . 19/ 32 / 2015 - थर्मल- I] 


विवेक कुमार देवांगन , संयुक्त सचिव 
टिप्पणी : मूल अधिसूचना को दिनांक 13 अप्रैल 2002 के का.आ सं 1257 के तहत भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , 
धारा 3 , उप - खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था तथा दिनांक 15 मई 2006 की अधिसूचना सं का.आ 1914 के तहत इसका 
पिछला संशोधन किया गया था । 


[ भाग [ [ -खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


9 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 19th October, 2020 


S.O. 3987 (E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises ( Eviction of 
unauthorized Occupants ) Act, 1971 ( 40 of 1971 ) and the Central Government of India hereby makes the following 
amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Power number S.O. 1257 , dated the 13th 
April, 2002 . 


In the said notification in the Table , for serial number 4 and the entries relating thereto the following shall be 
substituted , namely : 


TABLE 


S.No. 


Designation of the officer 


Categories of public premises and local limits of 
jurisdiction 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 . 


Sectional 

Head 

(Employee All premises belonging to or taken on lease by 
Services / Administration ) as Estate Officer for NTPC Ltd. and under the administrative control of 
NTPC Ltd , Corporate Centre, SCOPE Complex , its Corporate Centre at National Thermal Power 
Core 7 , Lodhi Road , New Delhi 

Corporation Bhawan , SCOPE Complex, 7 , 
Institutional Area , Lodhi Road , New Delhi 


| No.19 / 32 / 2015 - Th.I] 

VIVEK KUMAR DEWANGAN , Jt . Secy . 
Note : The Principal Notification was published in The Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub -section 
( i ) vide number S.O.1257, dated the 13th April, 2002 and last amended vide number S.O. 1914 , dated the 15th May , 
2006 . 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 7 अक्तूबर , 2020 
का . आ . 3988 ( अ). सार्वजनिक परिसर ( अनाधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम , 1971 ( 1971 का 
40 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतदद्वारा विद्युत मंत्रालय में भारत सरकार की 
अधिसूचना संख्या का.आ 1258 , दिनांक 27 मार्च, 2002 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है: 
उपरोक्त अधिसूचना में , दी गई तालिका में ,क्रम सं . 1 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों के संबंध में , निम्नलिखित को 
प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात : 

तालिका 


क्रम सं 


( 1 ) 


1 . 


अधिकारी का पदनाम 

सार्वजनिक परिसर तथा अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं 
( 2 ) 

( 3 ) 
अनुभाग प्रमुख (कर्मचारी सेवा/ प्रशासन), अंता | एनटीपीसी लिमिटेड, पी ओ अंता , जिला बारण, 
गैस पावर प्रोजेक्ट, एनटीपीसी लिमिटेड, अंता, | राजस्थान-325209 के स्वामित्व में या उसके द्वारा पट्टे पर 
जिला बारण , राजस्थान-325209 

या किराये पर ली गईसभी भूमियां, क्वार्टर, भूसंपत्तियां 
तथा अन्य आवास । " 


[ फा . सं . 19 / 32 / 2015- थर्मल-I ( भाग -1 )] 

विवेक कुमार देवांगन , संयुक्त सचिव 
टिप्पणी : मूल अधिसूचना को दिनांक 27 मार्च 2002 , के का.आ सं 1258 के तहत भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , 
धारा 3 , उप - खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था तथा दिनांक 30 जून 2004 की अधिसूचना सं का.आ 1674 के तहत इसका 
पिछला संशोधन किया गया था । 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 ( ii ) ] 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 7th October, 2020 
S.O. 3988 ( E ) .— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises ( Eviction of 
Unauthorised Occupants ) Act , 1971 ( 40 of 1971 ) , the Central Government hereby makes the following amendments 
further to amend the notification of the Government of India in the Ministry of Power number S.O. 1258, dated 27th 
March, 2002 , namely : 

In the said notification , in the Table , for serial number 1 and the entries relating thereto , the following shall 
be substituted, namely : 


TABLE 


S.No. 


Designation of officer 


Categories of public premises and local limits of 
jurisdiction 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


" 1 . 


Sectional 

Head 

( Employee 
Services / Administration), Anta Gas Power 
Project, NTPC Limited, Anta , District Baran, 
Rajasthan-325209 


All lands, quarters, estate properties and other 
accommodations owned or leased or rented by 
NTPC Limited P.O. Anta, District Baran, 
Rajasthan-352209 ." 


[ No.19 / 32 / 2015 - ThI ( Part I ) ] 

VIVEK KUMAR DEWANGAN, Jt . Secy . 
Note : - The principal notification was published in the Gazette of India , Extraordinary, Part II , section 3 , sub - section 
( ii) vide number S.O. 1258 , dated the 27th March 2002 , and last amended vide notification number S.O. 1674 , dated 
the 30th June 2004. 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 7 अक्तूबर , 2020 


का . आ. 3989 ( अ). सार्वजनिक परिसर ( अनाधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 ( 1971 का 
40 ) की धारा -3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केंद्र सरकार एतदद्वारा नीचे दी गई तालिका के कॉलम ( 2 ) में 
उल्लिखित अधिकारी, जो कि भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी के रैंक के समतुल्य हैं , को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों 
के लिए संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है , जो उक्त तालिका के कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट सार्वजनिक परिसरों की 
श्रेणियों के संबंध में , अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा अथवा उसके अंतर्गत संपदा 
अधिकारी को दी गई शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा सौंपे गए उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगेः 

तालिका 
क्रम सं अधिकारी का पदनाम 

सार्वजनिक परिसर तथा अधिकारिता कीस्थानीय सीमाएं 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 
“ 1 . 

अनुभाग प्रमुख (कर्मचारी सेवा/ प्रशासन), | एनटीपीसी लिमिटेड से संबंधित या उसके द्वारा पट्टे पर लिए 
एनटीपीसी लिमिटेड, खरगोन सुपर थर्मल | गए तथा इसके खरगोन सुपर थर्मल पावर स्टेशन, सेलदा, 
पावर स्टेशन, सेलदा, खरगोन जिला, खरगोन जिला, मध्यप्रदेश -451113 के 

प्रशासनिक 
मध्यप्रदेश -451113 

नियंत्रणाधीन सभी परिसर। " 


[फा . सं . 19 / 32 / 2015 - थर्मल-I ( भाग- II )] 

विवेक कुमार देवांगन, संयुक्त सचिव 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


11 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 7th October, 2020 


S.O. 3989 (E ) .—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of 
Unauthorised Occupants ) Act, 1971 ( 40 of 1971 ) , the Central Government hereby appoints the officer mentioned in 
column ( 2 ) of the Table below , being officer equivalent to the rank of Gazetted Officer in the Government of India , to 
be the Estate Officer for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred and perform the duties 
imposed on Estate Officer by or under the said Act, within the local limits of the jurisdiction in respect of the 
categories of public premises specified in column ( 3 ) of the said Table, namely: 


TABLE 


S.No. 


Designation of officer 


Categories of public premises and local limits of 
jurisdiction 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 . 


Sectional 

Head 

(Employee All premises belonging to or taken on lease by 
Services / Administration), NTPC Limited , NTPC Limited and under the administrative 
Khargone Super Thermal Power Station , Selda, control of its Khargone Super Thermal Power 
District Khargone, Madhya Pradesh -451113 Station, Selda, District Khargone, Madhya 

Pradesh -451113 


[ No.19/ 32 / 2015 - Th.I ( Part II ) ] 
VIVEK KUMAR DEWANGAN , Jt . Secy .. 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 7 अक्तूबर , 2020 


का . आ. 3990 ( अ ).- सार्वजनिक परिसर ( अनाधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम , 1971 ( 1971 का 
40 ) की धारा -3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केंद्र सरकार एतदद्वारा नीचे दी गई तालिका के कॉलम ( 2 ) में 
उल्लिखित अधिकारी, जो कि भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी के रैंक के समतुल्य हैं , को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों 
के लिए संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है , जो उक्त तालिका के कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट सार्वजनिक परिसरों की 
श्रेणियों के संबंध में , अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा अथवा उसके अंतर्गत संपदा 
अधिकारी को दी गई शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा सौंपे गए उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे: 

तालिका 
अधिकारी का पदनाम 

सार्वजनिक परिसर तथा अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं 


क्रम सं 


( 1 ) 


" 1 . 


( 2 ) 

( 3 ) 
अनुभाग प्रमुख ( कर्मचारी सेवा /प्रशासन ), एनटीपीसी लिमिटेड से संबंधित या उसके द्वारा पट्टे पर 
एनटीपीसी लिमिटेड, केरांद्री कोल माइनिंग | लिए गए तथा इसके केरांद्री कोल माइनिंग प्रोजेक्ट 
प्रोजेक्ट ( केडीसीएमपी ),केरांद्री, हज़ारीबाग़ , 

(केडीसीएमपी ), केरांद्री, हज़ारीबाग़, झारखंड- 825311 
झारखंड-825311 

के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी परिसर। 


[फा . सं . 19 / 32 / 2015 - थर्मल-I ( भाग-III )] 

विवेक कुमार देवांगन , संयुक्त सचिव 


12 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC. 3 ( ii ) ] 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 7th October, 2020 


S.O. 3990 ( E ).— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of 
Unauthorised Occupants) Act, 1971 ( 40 of 1971 ) , the Central Government hereby appoints the officer mentioned in 
column ( 2 ) of the Table below , being officer equivalent to the rank of Gazetted Officer in the Government of India, to 
be the Estate Officer for the purposes of the said Act , who shall exercise the powers conferred and perform the duties 
imposed on Estate Officer by or under the said Act , within the local limits of the jurisdiction in respect of the 
categories of public premises specified in column ( 3 ) of the said Table , namely : 


TABLE 


S.No. 


Designation of officer 


Categories of public premises and local limits of 
jurisdiction 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 . 


Sectional 

Head 

( Employee All premises belonging to or taken on lease by 
Services /Administration ), NTPC Limited . NTPC Limited and under the administrative 
Kerandari Coal Mining Project (KDCMP ), control of its Kerandari 

Kerandari Project, 

Project District 
Kerandari, Hazaribagh, Jharkhand -825311 Hazaribagh, Jharkhand -825311 


[ No.19 /32 /2015 -Th.I ( Part III) ] 
VIVEK KUMAR DEWANGAN , Jt . Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


SURENDER 
MAHADASAM +0530 


Digitally signed by SURENDER 
MAHADASAM 
Dale: 2020.11 05 16:12:11 


